सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 भाद्र , 1943 ( श ० ) 
9 सितम्बर , 2021 ( ई ० ) 


संख्या -468 राँची , गुरूवार , 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 


31 जुलाई , 2021 


झारखण्ड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि के पदाधिकारी , जो विगत सात ( 07 ) वर्षों से एक 
ही विभाग में पदस्थापित हैं ( जिनकी सेवानिवृत्ति की अवधि एक वर्ष से कम है , को छोड़कर ) , को 
स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के साथ अंकित अधिसूचना के अनुसार निम्नवत् पदस्थापित किया 
जाता है : 

संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3572 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री अजय त्रिवेदी , अवर सचिव , 
कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले 
आदेश तक राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3573 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री राज कुमार , अवर सचिव , 
कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले 
आदेश तक नगर विकास एवं आवास विभाग , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरूवार , 9 सितम्बर , 2021 
संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3574 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री अजय कुमार सिंह , अवर 
सचिव , कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए 
अगले आदेश तक गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ( महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक का 
कार्यालय ) , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3575 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री अरूण कुमार सिन्हा , अवर 
सचिव , कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए 
अगले आदेश तक ग्रामीण विकास विभाग , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3576 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री जितेन्द्र बहादुर सिंह , अवर 
सचिव , कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए 
अगले आदेश तक पर्यटन , कला संस्कृति , खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3577 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री प्रेम कुमार राय , अवर 
सचिव , कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए 
अगले आदेश तक जल संसाधन विभाग , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3578 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री अरूण कुमार , अवर सचिव , 
गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ( गृह प्रभाग ) , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले 
आदेश तक उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3579 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री शिव शंकर हांसदा , अवर 
सचिव , गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ( गृह प्रभाग ) , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए 
अगले आदेश तक राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3580 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री शिव कुमार चौधरी , अवर 
सचिव , गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ( महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय ) , 
झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता विभाग , 
झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3581 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री चन्द्रशेखर प्रसाद , अवर 
सचिव , वित्त विभाग , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक वन , पर्यावरण एवं 
जलवायु परिवर्तन विभाग , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3582 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री राजकुमार श्रीवास्तव , अवर 
सचिव , वित्त विभाग , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक कृषि , पशुपालन एवं 
सहकारिता विभाग , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3583 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री जागो चौधरी , अवर सचिव , 
वित्त विभाग , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक कार्मिक , प्रशासनिक सुधार 
तथा राजभाषा विभाग , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरूवार , 9 सितम्बर , 2021 


3 


संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3584 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री रवि शंकर , अवर सचिव , 
वित्त विभाग , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक उच्च एवं तकनीकी शिक्षा 
विभाग , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3585 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री अजय कुमार राय , अवर 
सचिव , वित्त विभाग , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक उर्जा विभाग , 
झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3586 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री राघवेन्द्र झा , अवर सचिव , 
वित्त विभाग , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक कृषि , पशुपालन एवं 
सहकारिता विभाग , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3587 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के सुश्री जयश्री टोप्पो , अवर 
सचिव , वाणिज्यकर विभाग , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक महिला , बाल 
विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता 
है । 

संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3588 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री राज किशोर प्र ० चौहान , 
अवर सचिव , वाणिज्यकर विभाग , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पथ 
निर्माण विभाग , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3589 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री आनन्दमय बनर्जी , अवर 
सचिव , पर्यटन , कला संस्कृति , खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग ( कला संस्कृति , खेलकूद एवं युवा कार्य 
प्रभाग ) , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता 
विभाग , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3590 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री मो ० वशीर अहमद , अवर 
सचिव , राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश 
तक नगर विकास एवं आवास विभाग , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता 
है । 

संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3591 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री कृष्ण कुमार , अवर सचिव , 
राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक 
अनुसूचित जनजाति , अनुसूचित जाति , अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग , झारखण्ड , राँची में 
अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3592 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री विनोद कुमार , अवर सचिव , 
राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते 

राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक 
कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है | 


संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3593 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री विद्या भूषण कर्ण , अवर 
सचिव , राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ( प्रमण्डलीय आयुक्त कार्यालय , राँची ) , झारखण्ड , राँची को 
स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक उद्योग विभाग , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है | 


4 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरूवार , 9 सितम्बर , 2021 
संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3594 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री मनोज कुमार पाठक , अवर 
सचिव , राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ( निबंधन प्रभाग ) , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते 
हुए 

अगले आदेश तक वित्त विभाग , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता 
है । 


hoato 


संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3595 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री सुनील कुमार , अवर सचिव , 
राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ( निबंधन प्रभाग ) , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए 
अगले आदेश तक वन , पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या -7 / स्था ०802 / 2019 का .3596 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री उपेन्द्र कुमार सिन्हा , अवर 
सचिव , स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक 
जल संसाधन विभाग , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3597 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री विनय कुमार , अवर सचिव , 
जल संसाधन विभाग , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक वाणिज्यकार विभाग , 
झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 

संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3598 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री सत्येन्द्र कुमार साहा , अवर 
सचिव , जल संसाधन विभाग , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक कृषि , 
पशुपालन 

एवं सहकारिता विभाग , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3599 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री संजय कुमार रजक , अवर 
सचिव , जल संसाधन विभाग , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक कार्मिक , 
प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है | 

संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3600 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री विमला नन्द मिश्रा , अवर 
सचिव , जल संसाधन विभाग , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पर्यटन , कला 
संस्कृति , खेल - कूद एवं युवा कार्य विभाग , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3601 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री अखिलेश कुमार पाण्डेय , 
अवर सचिव , जल संसाधन विभाग , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक स्कूली 
शिक्षा एवं साक्षरता विभाग , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3602 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री राजेश बाखला , अवर सचिव , 
जल संसाधन विभाग , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक वित्त विभाग , 
झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3603 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री घनश्याम प्रसाद , अवर 
सचिव , जल संसाधन विभाग , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक राजस्व , 
निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरूवार , 9 सितम्बर , 2021 


5 


संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3604 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्रीमती सुनीता हेरेंज , अवर 
सचिव , जल संसाधन विभाग , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक कार्मिक , 
प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3605 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री अरविन्द कुमार , अवर 
सचिव , जल संसाधन विभाग ( अपर निदेशक कार्यालय , भू - अर्जन एवं पुनर्वास , सुवर्णरेखा परियोजना , 
आदित्यपुर , जमशेदपुर का कार्यालय ) , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक गृह 
कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ( आपदा प्रबंधन प्रभाग ) , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है | 

संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3606 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री राजीव रंजन तिवारी , अवर 
सचिव , ऊर्जा विभाग , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक कृषि , पशुपालन एवं 
सहकारिता विभाग , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 

संख्या -7 / स्था ०802 / 2019 का .3607 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री ब्रज माधव , अवर सचिव , पथ 
निर्माण विभाग , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक कार्मिक , प्रशासनिक सुधार 
तथा राजभाषा विभाग , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3608 - झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री राजीव कुमार , अवर सचिव , 
भवन निर्माण विभाग , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक राजस्व , निबंधन एवं 
भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -7 / स्था0-802 / 2019 का .3609 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री शिवपूजन प्रसाद , अवर 
सचिव , भवन निर्माण विभाग , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक उत्पाद एवं 
मद्य निषेध विभाग , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3610 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री कौशल किशोर झा , अवर 
सचिव , नगर विकास एवं आवास विभाग , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक 
वित्त विभाग , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3611 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री लाल हेमन्त नाथ शाहदेव , 
अवर सचिव , नगर विकास एवं आवास विभाग , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश 
तक वित्त विभाग , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 

संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3612 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री मिथिलेश कुमार नीरज , 
अवर सचिव , ग्रामीण विकास विभाग , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक 
राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3613 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री घनश्याम प्रसाद सिंह , अवर 
सचिव , ग्रामीण विकास विभाग , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक उद्योग 
विभाग , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3614 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री संजय कुमार झा , अवर 
सचिव , ग्रामीण विकास विभाग , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक गृह कारा 
एवं आपदा प्रबंधन विभाग , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


6 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरूवार , 9 सितम्बर , 2021 
संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3615 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री बैजू प्रसाद , अवर सचिव , 
ग्रामीण कार्य विभाग , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक राजस्व , निबंधन एवं 
भूमि सुधार विभाग ( प्रमण्डलीय आयुक्त का कार्यालय , राँची ) , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है | 

संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3616 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री मनोज कुमार झा , अवर 
सचिव , उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक 
कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता विभाग , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है | 

संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3617 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री अजय कुमार सिंह 
( जन्म तिथि -15.03.1966 ) , अवर सचिव , उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग , झारखण्ड , राँची को 
स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक स्वास्थ्य , चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग , झारखण्ड , 
राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3618 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री शिव कुमार केडिया , अवर 
सचिव , उद्योग विभाग , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक कृषि , पशुपालन एवं 
सहकारिता विभाग , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3619 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री विभाष चन्द्र सिंह , अवर 
सचिव , उद्योग विभाग , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक कृषि , पशुपालन एवं 
सहकारिता विभाग , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है 

संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3620 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री आनन्द कुमार सिन्हा , अवर 
सचिव , उद्योग विभाग , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक स्वास्थ्य , चिकित्सा 
एवं परिवार कल्याण विभाग , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3621 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री विजय कुमार भगत , अवर 
सचिव , वन , पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले 
आदेश तक ग्रामीण कार्य विभाग , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3622 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री मनोज कुमार झा , अवर 
सचिव , वन , पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए 

अगले 
आदेश तक वाणिज्यकर विभाग , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3623 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री गुलाम सरवर , अवर सचिव , 
कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ( कृषि प्रभाग ) , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले 
आदेश तक कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3624 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री विष्णुकान्त किस्कू , अवर 
सचिव , कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ( कृषि प्रभाग ) , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते 

हुए 
अगले आदेश तक पेयजल एवं स्वच्छता विभाग , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरूवार , 9 सितम्बर , 2021 


7 


संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3625 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री जनार्दन पासवान , अवर 
सचिव , कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ( कृषि प्रभाग ) , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते 

हुए 
अगले आदेश तक जल संसाधन विभाग , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3626 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री सुधीर कुमार , अवर सचिव , 
कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ( कृषि प्रभाग ) , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए 

अगले 
आदेश तक वित्त विभाग , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3627 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री चन्द्र भूषण , अवर सचिव , 
कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ( कृषि प्रभाग ) , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते 

हुए 

अगले 
आदेश तक ग्रामीण विकास विभाग , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3628 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री ध्रुव प्रसाद , अवर सचिव , 
कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ( पशुपालन प्रभाग ) , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए 
अगले आदेश तक स्वास्थ्य , चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है | 

संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3629 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री सुमन कुमार शाही , अवर 
सचिव , कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ( पशुपालन प्रभाग ) , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते 
हुए अगले आदेश तक राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है | 

संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3630 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री देना किस्कू , अवर सचिव , 
कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ( पशुपालन प्रभाग ) , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए 
अगले आदेश तक भवन निर्माण विभाग , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3631 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री प्रमोद कुमार , अवर सचिव , 
कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ( सहकारिता ) , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते 

हुए 

अगले 
आदेश तक ग्रामीण विकास विभाग , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है | 

संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3632 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री कपिलदेव पंडित , अवर 
सचिव , कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ( सहकारिता ) , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए 
अगले आदेश तक वित्त विभाग , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3633 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री धर्मवीर रमण , अवर सचिव , 
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जल 
संसाधन विभाग , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3634 - झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री अनुप कुमार , अवर सचिव , 
स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले 
आदेश तक उद्योग विभाग , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


8 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरूवार , 9 सितम्बर , 2021 
संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3635 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री ओम प्रकाश , अवर सचिव , 
स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते 

हुए 

अगले 
आदेश तक अनुसूचित जनजाति , अनुसूचित जाति , अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग , 
झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 

संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3636 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री शिव किशोर मिश्र , अवर 
सचिव , पेयजल एवं स्वच्छता विभाग , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक कृषि , 
पशुपालन एवं सहकारिता विभाग , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का 3637 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री रंजीव कुमार चौधरी , अवर 
सचिव , पेयजल एवं स्वच्छता विभाग , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक 
राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3638 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री राजकिशोर खाखा , अवर 
सचिव , अनुसूचित जनजाति , अनुसूचित जाति , अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग , झारखण्ड , 
राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक वित्त विभाग , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है | 

संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3639 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री बिनोद कुमार राम , 
सचिव , अनुसूचित जनजाति , अनुसूचित जाति , अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग , झारखण्ड , 
राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जल संसाधन विभाग , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -7 / स्था०-802 / 2019 का .3640 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री फिलिप लकड़ा , अवर 
सचिव , महिला , बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग , झारखण्ड , राँची को स्थानान्तरित करते हुए 
अगले आदेश तक पेयजल एवं स्वच्छता विभाग , झारखण्ड , राँची में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 


अवर 


2 . 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुधीर कुमार रंजन , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 468 -- 50 


